रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


१२ 


३ 


S 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 15 , 2016 / भाद्र 24 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 15 , 2016 /BHADRA 24 , 1938 


सं. 650 ] 
No . 650 ] 


कार्मिक, लोक शिकायत औरपेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 15 सितम्बर, 2016 


सा . का . नि . 888( अ). — प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13) की धारा 4 की उप - धारा ( 2) के 
अधीन केंद्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर , 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा . का . नि . 928( अ), तारीख 
26 अक्तूबर , 1989 द्वारा 1 नवम्बर , 1989 से आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया था ; 


तारीख 2 जून , 2014 से नए राज्य तेलंगाना के बनने के परिणामस्वरूप , आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम , 2014 
( 2014 का 6 ) के अनुसरण में तेलंगाना राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की तेलंगाना राज्य के संबंध में 
उसकी अधिकारिता की बाबत उसके कार्यकरण को समाप्त करने की प्रार्थना की है : 


तेलंगाना राज्य के संबंध में आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के कार्यकरण को समाप्त करने के मामले पर विचार 
किया गया है और आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के तेलंगाना राज्य के संबंध में कार्यकरण को समाप्त करने का विनिश्चय 
किया गया है ; 


अतः अब केंद्रीय सरकार , केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 की धारा 4 की उप- धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की तेलंगाना राज्य पर 
अधिकारिता नहीं रहेगी । 


[ फा . सं. ए- 11014/10/2014- एटी ] 


देवेश चतुर्वेदी , संयुक्त सचिव 


4436 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th September, 2016 
G .S .R . 888 (E ). — Whereas in exercise of the powers conferred upon the Central Government under 
sub - section ( 2 ) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 ( 13 of 1985 ) and on receipt of a request 
from the Government of Andhra Pradesh in this regard , the Andhra Pradesh Administrative Tribunal was 
established with effect from the 1st November, 1989 vide notification number G . S .R . 928 ( E ), dated the 
26th October, 1989 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i) ; 

And whereas consequent upon formation of the new State of Telangana with effect from the 2nd day 
of June , 2014 , in pursuance of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014 ), the State 
Government of Telangana has requested for discontinuation of functioning of the Andhra Pradesh 
Administrative Tribunal in respect of its jurisdiction relating to the State of Telangana ; 

And whereas the matter of discontinuation of the functioning of the Andhra Pradesh Administrative 
Tribunal in respect of the State of Telangana has been considered and it has been decided to discontinue the 
functioning of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal in respect of the State of Telangana ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 4 of the Central 
Administrative Tribunal Act, 1985 , the Central Government hereby notifies that the Andhra Pradesh 
Administrative Tribunal shall cease to have jurisdiction over the State of Telangana . 

[ F . No. A - 11014 /10 /2014 -AT ] 
DEVESH CHATURVEDI, Jt . Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

HARINDRA 
KUMAR 


Digitally signed by HARINDRA 
KUMAR 
Date: 2016 .09.15 19 :28 :25 
+ 05 30 


